N 


रजिस्ट्री २००( 10 )- 72 


ETARIAT 
REGISTERERNO . B. DT-72 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 

भाग II - 3 - उप- ब (1) 
PART II - Section 3 - Sub-section (1) 

माधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 177] 
No . 177] 


मई दिल्ली, शनिवार, जून 17, 1978/ ज्येष्ठ 27, 1900 
NEW DELHI, SATURDAY , JUNE 17, 1978/ JYAISTHA 27 , 1900 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा आ सके । 
Separato paging la tiven to this part in order that it may bó Aled as a separate 

compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 जन , 1978 
सा० का० नि० 323 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक ( सम्पत्ति 
समपहरण ) अधिनियम , 1976 ( 1076 का 13 ) की धारा 12 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रयास 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय , राजस्व और बैंकिंग विभाग की 
अधिसूचना सख्या मा० का० नि० ३ ( अ ) तारीख 3 जनवरी, 1977 मे निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् :- - 

उक्त अधिसूचना मे 
( क ) जम्म तथा कश्मीर उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश माननीय 

श्री जानकीदास बजीर शब्दो के स्थान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त 

न्यायाधीश माननीय श्री शाम चंद माथुर शम्म रखे जाएगे । 
289 GI/ 78 

( 527) 


528 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY (PART II - Sec. 3 (1)] 


( ख ) " श्री बी० पी० बादामी , प्रायकर मायुक्त , तमिलनाडु -1 मद्रास शब्दों मोर अंकों 
के स्थान पर " श्री प्रेमनाथ, संयुक्त सचिव " शम्ब रखे जायेंगे । 

[ Fito FTO (- 32014/478 - 670-1 ( 774 )] 

ए० एन० सरीम, मबर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th June, 1978 


G . S . R , 323 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub- section (i) of Sec 
cion 12 of the Smugglers and Forcign Exchange Manipulators ( Forfeiture of 
Property ) Act, 1976 ( 13 of 1976 ) , the Central Government hereby makes the 
following amondments in the notification of the Government of India , in the 
Department of Revenue and Banking No, G . S . R . 3 ( E ) datod the 3rd January , 
1977 , namely :- - 

In the said notification 

(a ) for the words " Hon ble Shri Justico Janki Nath Wazir , retired Chief 
Justice , High Court of Jammu and Kashmir" , the words “ Hon blo Shri Justico 
Gyan Chand Mathur, retired Judge of the Allahabad High Court" shall be 
substituted . 


(b ) for the words and letters " Shri V . V . Badami, Commissioner of Income 
tax , Tamil Nadu -I , Madras" the words " Shri Prem Nath , Joint Secretary " shall 
bo substituted . 


[F . No. A -32014 / 4 /78 - Ad. I(C )] 
A . N . SAREEN , Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT, OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, Delhi- 110054 , 1978 


